निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 ज्येष्ट 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 704 ) पटना, शुक्रवार , 14 जून 2019 


उद्योग विभाग 


1 . 


संधि 


अधिसूचना 

7 जून 2019 
सं० 1 / उ०नि० नियमावली (लिपिकीय ) 20 - 01 / 2018 - 2176 – भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उद्योग विभाग के उद्योग निदेशालय अधीनस्थ क्षेत्रीय 
कार्यालयों (जिला उद्योग केन्द्रों / उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान , पटना ) में लिपिकों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य 
सेवा शर्तों के लिए "बिहार उद्योग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2007 " में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित 
संशोधन नियमावली बनाते हैं : 

संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ । - (i) यह नियमावली "बिहार उद्योग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग 

( संशोधन ) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी । 
(ii) यह संपूर्ण बिहार राज्य में प्रवृत्त होगी । 
(iii ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 

2. उक्त नियमावली 2007 का नियम 6 ( ख ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा: - " 6( ख ) निम्न 
वर्गीय लिपिक के प्राधिकृत बल के 15 प्रतिशत पद , नियमित स्थापना में कार्यरत कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट ) 
के इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण कर्मियों से, वरीयता के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा भरे जायेंगे ; 

परन्तु इस प्रकार से प्रोन्नत निम्नवर्गीय लिपिकों की प्रोन्नति एवं प्रथम वेतन वृद्धि के उपरांत अगली वेतन 
वृद्धि तब तक देय नहीं होगी, जब तक कि उनके द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा 
उत्तीर्ण नहीं कर ली जाय । उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्ट की 
जा सकेगी । 

उपर्युक्त दोनों स्थितियों में इस संवर्ग में प्रथम नियुक्ति निम्न वर्गीय लिपिक की कोटि में होगी । सीधी नियुक्ति 
के लिए कर्णांकित कुल बल के अधिकतम 10 प्रतिशत पदों पर प्राथमिकता के आधार पर, मृत सरकारी सेवकों के 
आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति, नियमानुसार, की जायेगी और इनके लिए आयोग की अनुशंसा की बाध्यता नहीं 
होगी । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
अपर मुख्य सचिव । 


PER TOT (3TUITETU ), 14 JLG 2019 


The 7th June 2019 
No.- 1/DI/ Rules ( Clerical) 20 - 01- 2018 -2176 — In exercise of the powers conferred by 
proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to make the 
following Rules to amend The Bihar Industrial Regional Clerical Cadre Rules, 2007 framed for the 
recruitment, promotion and other service conditions of the Clerks in the different field offices 
(District Industries Centre/ Upendra Maharathi Shilpa Anusandhan Sansthan , Patna ) of Industries 
Directorate , Department of Industries, Bihar, Patna: 

Short title, extent and commencement:- ( 1) These Rules may be called “ The Bihar 

Industries Regional Clerical Cadre (Amendment) Rules, 2019 ” . 
(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
(3 ) It shall come into force at once . 
2 . Rule 6 (b ) of the said Rules, 2007 will be substituted by the following: 

“ (b ) 15 % posts of the sanctioned strength of the Lower Division Clerk will be filled up , by 
promotion , by the Appointing Authority from amongst the Intermediate passed employees of the 
Office Attendants/ Attendants (Specific ), working in the regular establishment, on the basis of their 
seniority : 

Provided that Promotion and the next increment after the first increment will not be 
due to the Lower Division Clerks so promoted , until they have passed the Computer Literacy 
Examination and Hindi- Noting and Drafting Examination . After passing the said examinations, their 
services to the post of Lower Division Clerk will be confirmed. 

In both the above cases , in this cadre the first appointment will be in the category of 
Lower Division Clerk . Compassionate appointment of the dependent of deceased government 
employees will be made to the maximum 10 % posts of earmarked total strength for direct 
appointment , as per Rules on priority basis and for this recommendation of Commission will not be 
obligatory .” 

By order of Governor of Bihar 

(Sd ) ILLEGIBLE, 
Additional Chief Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER 10 ( 3TITERU ) 704 -571 + 10 - stodontol 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


